सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 906 


राँची, सोमवार , 


18 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
8 नवम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या: 12/पद०-01-02/ 2016 का ० 8978-- विभागीय अधिसूचना संख्या-8903 दिनांक -06.11.2019 
द्वारा श्री कमलेश कुमार , आप्त सचिव , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची की मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग में की गयी प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव 
से रद्द किया जाता है । 

संख्या: 12/ पद०-01-02/ 2016 का ० 8979-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नरेश कुमार, 
आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को तत्काल प्रभाव से विधानसभा चुनाव 2019 के चुनाव 
समाप्ति तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय त्रिवेदी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 906 50 


